निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 ज्येष्ठ 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 499) पटना , मंगलवार , 13 जून 2017 


M 


सं0 11 / विविध 11 - 93 / 2016 " अंश” — 219 

शिक्षा विभाग 


संकल्प 

15 फरवरी 2017 
विषयः — माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु सभी पंचायतों में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना संबंधी नीति 

के अन्तर्गत शौच मुक्त पंचायत (ODF) को प्राथमिकता देने के संबंध में । 

राज्य सरकार द्वारा विभागीय संकल्प संख्या - 1021 दिनांक 05 .07. 13 के आलोक में सभी पंचायतों को 
एक - एक उच्च माध्यमिक विद्यालय से अच्छादित करने का निर्णय लिया गया है । विभागीय संकल्प के आलोक में कुल 
5097 अनाच्छादित पंचायत के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2015 -16 तक 2160 माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों को उच्च 
माध्यमिक विद्यालय से अच्छादित किया गया है । फलस्वरूप संबंधित क्षेत्र के छात्र / छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा के 
उपलब्धता के साथ - साथ लिंग अनुपात में वृद्धि होना संभावित है । 

2. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (LSBA) के तहत 
राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को 02 अक्टूबर , 2019 तक खुले में शौच मुक्त बनाने का लक्ष्य है, जिसे स्वच्छ भारत मिशन 
( ग्रामीण) (SBM- G) तथा राज्य सम्पोषित लोहिया स्वच्छता योजना के प्रावधानों से पूरा किया जाना है । ग्रामीण समुदाय 
को स्वच्छता के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय से अनाच्छादित शौच मुक्त पंचायतों 
में प्राथमिकता के आधार पर उच्च माध्यमिक विद्यालय से अच्छादित करने की योजना है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 13 जून 2017 
3. विभागीय संकल्प संख्या - 1021 दिनांक 05 .07.13 द्वारा माध्यमिक विद्यालय से विहीन पंचायतों में उच्च 
माध्यमिक विद्यालयों को स्थापना में प्राथमिकता तय करने के लिए निर्द्रिष्ट मापदण्ड के स्थान पर निम्न मापदण्ड 
निर्धारित किया जाता है : 


(i) राजकीय / राजकीयकृत / अल्पसंख्यक / प्रोजेक्ट / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं अनुदानित 
माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों से विहीन पंचायतों को चिह्नित करने के क्रम में सर्वप्रथम जिला में घोषित शौच 
मुक्त पंचायत को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी । 

( ii ) शौच मुक्त पंचायतों / पंचायतों के चयन में सर्वप्रथम घोषित शौच मुक्त पंचायत को प्राथमिकता दी 
जायेगी । 

( iii ) चिह्नित शौच मुक्त पंचायतों / पंचायतों के अंतर्गत वैसे मध्य विद्यालय को चिह्नित किया जायेगा, जिसके 
पास 1 से 1.5 एकड़ भूमि एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय की आधारभूत संरचना को विकसित करने हेतु न्यूनतम 40 
डिसमिल खाली भूमि की उपलब्धता होगी । 

( iv ) शौच मुक्त पंचायतों / पंचायतों में अवस्थित निर्द्रिष्ट मापदण्ड के अनुरूप मध्य विद्यालय की अनुपलब्धता 
की स्थिति में निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम में किसी एक प्रक्रिया के माध्यम से नये उच्च माध्यमिक विद्यालय की 
स्थापना की जायेगी : 

( क ) उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए सरकारी जमीन आवंटित कर । 
( ख) उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए दान स्वरूप जमीन लेकर । 
( ग) उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए निजी जमीन को सतत् लीज / अधिग्रहण कर । 

विभागीय संकल्प - 1021 दिनांक 05.07. 2013 इस हद तक संशोधित समझा जाय । शेष यथावत् रहेगा । 
आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजकीय गजट में जन साधारण की सूचना हेतु प्रकाशित 
किया जाए तथा इसकी प्रतिलिपि निदेशक , माध्यमिक शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेजी जाए । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

उपेन्द्र नारायण महतो, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 499 - 571 +100 - डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic.in 


